रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 9 . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section3 Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 
- 


- 


- 


- 


सं . 54 ] 
No. 541 


नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 22 , 2003 / माघ 2, 1924 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22 , 2003 / MAGHA2, 1924 


वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003 
का. आ . 60( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित 
संस्थाओं का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित 
लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 3., कग 
के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः 


सारणी 


क्रम संस्था का नाम 


परियोजना अथवा स्कीम और 
उसकी अनुमानित लागत 


धारा 35 क ग के तहत कटौती के 

में अनुज्ञात की जाने वाली 
लागत की अधिकतम राशि 


__ 1 2 
1. शिव शक्ति सत्य सांई चैरिटेबल ट्रस्ट , सं . 3 , 

पोन्याम्मन कॉइल स्ट्रीट, अलापक्कम , 
600116 


शिव शक्ति सत्य साई चैरिटेबल 
ट्रस्ट के लिए कार्पस फंड । 


निर्धारण वर्ष 2003 - 2004, 2004 - 2005 

और 2005 - 2006 अर्थात् केवल तीन वर्ष 
के लिए 8.00 करोड़ रु. ( कार्फस फंड ) । 


2. श्री सिमन्धर स्वामी आराधना ट्रस्ट , 5 , 

ममता पार्क सोसायटी नवगुजरात कालेज के पीछे 
उस्मानपुरा, अहमदाबाद - 380014 


गुरूकुल अथवा ज्ञान मंदिर और निर्धारण वर्षों 2003 - 2004, और 2004 
हेल्थ केयर क्लिनिक का निर्माण 2005 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए . 
अथवा विस्तार अथवा उसे 228.54 लाख रु. । 
चलाना । 


Lin 


188 Gli2003 -~ 1 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 3(ü )] 


3 . भारत स्वमुल्लि समस्ता, बी -81 , " बी एस एस निर्धारण वर्ष 2003 - ! 

इंडस्ट्रियल एस्टेट , राजाजी नगर, माइकोलोन एंड 2004, 2004-2005 
बंगलौर-580044 

सेविग्स प्रोजेक्ट तथा 2005- 2006 

अर्थात केवल तीन 
वर्ष के लिए 
124 . 00 लाख 

रूपए 
. 4 . , भद्रजन आर्टिजन ट्रस्ट, एन-19 , विस्तारित भवन का निर्धारण वर्ष 2003 
पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017 निर्माण तथा - 2004 2004 . 

विद्यालय चलाना | : 2005 और 2005 

2006 अर्थात् केवल 
तीन वर्षों के लिए 

6 . 00 लाख रूपए 
। ग्रामीण विकास केन्द्र ( आर डी एकीकृत ग्रामीण निर्धारण वर्ष 

सी ) , ग्रेस भवन, मोतबंग, मणिपर- विकास परियोजना 2003--2004, 
. 795107 

• 2004-2005 और 
2005- 2006 
अर्थात केवल तीन 
वर्षों के लिए 
176 . 04 लाख 

रूपए 
. भंसाली ट्रस्ट , 640-646, पंचतंत्र एकीकृत ग्रामीण निर्धारण वर्ष 2003 . 
मामा परमानंद मार्ग, मुंबई400004 विकास परियोजना - 2004 , 2004 

2005 और 2005 
2006 अर्थात् केवल 
तीन वर्षों के लिए 

- 127 . 5 लाख रूपए : 
- पीपल फॉर एनीमल्स , 14 , अशोक पशु अस्पतालों निर्धारण वर्ष 2003. . 
रोड, नई दिल्ली-110001 अथवा शरणस्थलो -2004 , 2004- 2005 

का रख-रखाव, · और 2005- 2006 
दवाइयों , चारे तथा . अर्थात केवल तीन 
ऐंबुलेंस गाड़ियों की वर्ष के लिए 
खरीद तथा पशुओं 490 . 00 लाख 
के संबंध में जागृति रूपये 
कार्यक्रम तथा 
परियोजना 
चलाना 


- - 


- 


याजना 


को 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . - . 


( 471 II - GUE 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


यह आप 


में कर नि 


वर्ष 2003 


2. यह अधिसूचना कथित सारणी की क्रम सं0 2 पर उल्लिखित परियोजनाओं 

terar Tento FiG * * cho Autour de 2003-2004 sit 2004-2005 at 
att startet med for Font Autour de 2003- 2004 3t 2004 - 2005 Hit 
2005 - 2006 d auf utale fery 4 TO 1, 3,4 , 5 ,6 , 3i 7 
उल्लिखित परियोजनाओं अथवा रकीमों के संदर्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए 
प्रवृत्त रहेगी । 

( F . 16 - 2003/ 491. #. TH .FT.- 142 /2002 ] 
जी . सी . श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 2003 


S.O . 60 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government on the recommendations of the National Committee, hereby approves the 
institutions mentioned in column ( 2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also 
specifies in column (4 ) of the said Table , the maximum amount of such cost which may be 
allowed as deduction under the said section 35AC , namely : 


TABLE 


Serial 
Number 


Name of the Institution 


Project or scheme and estimated 

cost thereof 


(2) 
Siva Sakhti Sathya Sai 
Charitable Trust, No. 3 , 
Ponniyamman Koii Street, 
Alapakkam , Chennai -600116 . 


(3 ) 
Corpus fund for Siva Sakhti 
Sathya Sai Charitable Trust. 


Maximum amount of cost 
to be allowed as deduction 
under section 3SAC 

(0 ) 
Rs.8 . 00 Crores 
( corpus fund ) for 
Assessment Years 
2003 - 2004 , 2004 . 
2005 and 2005 - 2006 
i.e . for three years 
only . 


Sri Simandhar Swami 
Aradhana Trust, 5, Mamta 
Park Society , Behind 
Navgujarat College , 
Usmanpura, Ahmedabad 
380014 . 


Construction or expansion 
and running of Gurukul or 
Gyan Mandir and Health Care 
Clinic 


Rs. 228 . 54 lakhs for 
Assessment Years 
2003 -2004 and 2004 
2005 i.e . for two 
years only . 


Bharatha Swamukti Samstha , 
B -81, Industrial Estate , Rajaji 
Nagar , Bangalore-560044. 


" BSS MICROLOAN AND 
SAVINGS PROJECT 


Rs. 124 .00 lakhs for 
Assessment Years 
2003 -2004 , 2004 - 
2005 and 2005 - 2006 
i.e. for three years 
only . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —- Sec . 3(ii)] 


Bliadrajun Arisan Trust, N 
19 , Parichsheel Park , New 
Delhi- 110017 . 


Construction of extension 
building and running of 
School 


Rs.6 .00 lakhs for 
Assessment Years 
2003 - 2004 , 2004 
2005 and 2005 - 2006 
i.e. for three years 
only . 


Tribal 


Rural Development Centre 
(RDC ), Grace Bhavan , 
Mothung ,Manipur-795107 . 


Integrated 
Developinent Project. 


Rs. 176 .04 lakhs for 
Assessment Years 
2003 - 2004, 2004 
2005 and 2005- 2006 
i. e. for three years 
only . 


Rural 


Bhansali Trust, 640 -646 , 
Fanchratra Mama Parmanand 
Marg , Mumbai-400004 . 


Integrated 
Development Project . 


Rs. 1275 .00 lakhs for 
Assessment Years 
2003 - 2004, 2004 
2005 and 2005 -2006 
i.e . for three years 
only . 


7. 


People for Animals, 14 , 
Ashoka Road , New Delhi 
110001. 


Maintenance of animal 
hospitals or shelters, purchase 

. medicine, feed , 
ambulances and running of 
animal awareness programme 
and the project. 


Rs.490 .00 lakhs for 
Assessment Years 
2003 -2004, 2004 
2005 and 2005-2006 
i.e. for three years 
only . 


2 . This notification shall remain in force for a period of two years in relation to 
assessment years 2003 - 2004 and 2004 - 2005 in respect of project or scheme mentioned at serial 
number 2 and for a period of three years in relation to assessment years 2003 - 2004 , 2004 - 2005 
and 2005 - 2006 in respect of projects or schemes mentioned at serial number 1,3 ,4 ,5,6 and 7 of 
to : said Table 

[No. 16 -2003/F.No. NC - 142 /2002] 
G .C. SRIVASTAVA, Secy.(National Committee ) 


अधिसूचना 
the famont, 22 FORT , 2003 


2017.37. 61( 37 ) , welch , HY HETAMA, 1961 ( 1961 1 43 ) EMI 35 
के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकाण , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्तूबर , 1997 की अधिसूचना सं0 
FIO 370 698 ( HOT TU HYATT HIA JA TICH ONCAG HARUCI FA TIG , 
आदिपुर, कच्छ 370205 गुजरात द्वारा , आदिपुर कच्छ गुजरात में बधिर बच्चों के व्यावसायिक 
प्रशिक्षण / पुनर्वास के लिए भवन निर्माण , उपस्करों की खरीद तथा स्कूल चलाने की परियोजना या 


. 


. 


. 


. 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था ,जिसे बाद में 
4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आO 17 ( अ0 )द्वारा संशोधित किया गया था और फिर 
दिनांक फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 121 ( अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001 
2002 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था जिसे बाद में फिर 
दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 913 ( अ0)द्वारा संशोधित किया गया 
था , 
____ और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है। 

और , जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है. समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 
11 उ के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के उसकी पूरी अनुमोदित 
लागत में कोई परिवर्तन किए बिना परियोजना लागत ( कार्पस निधि ) को 15.00 लाख रूपए से 
24 . 28 लाख रूपये और आगे संशोधित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की 


इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43 ) की धारा 35 क 
ग के स्पष्टीरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


हुए 


( क ) माता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी स्टेशन रोड़ , आदिपुर, कच्छ 370206 गुजरात द्वारा , 
आदिपुर कच्छ गुजरात में बधिर बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/ पुनर्वास के लिए भवन निर्माण , 
उपस्करों की खरीद तथा स्कूल चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है , 
तथा 
( ख ) दिनांक 3 अक्तूबर ,1997 की अधिसूचना सं0 सा0 आO 698( अ0 ) मे आगे निम्नलिखित 
संशोधन किए जाते हैं , नामतः । 

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 2 के सामने कालम ( 4) में जो लागत की अधिकतम 
राशि से संबंधित धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है इसमें शब्द, 

अंक तथा अक्षर " 15 . 00 लाख रूपए की कार्पस निधि " के स्थान पर अक्षर, अंक तथा शब्द - 
124 . 28 लाख रूपए की कार्पस निधि " प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 17 - 2003 / फा. सं. एन. सी . -142/ 2002 ] 
जी . सी. श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 2003 


5. 0. 61( E ).- - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue) number S . 0 . 698 ( E ) dated the 3rd October , 1997, issued under 
sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) , the Central Government had specified at serial number 2, for Construction of 
building , purchase of equipments and running of school for vocational training /rehabilitation of 
hearing handicapped children at Adipur, Kutch , Gujarat by Mata Lachmi Rotary Charitable 
Society , Station Road , Adipur, Kutch -370205 Gujarat as an eligible project or scheme for a 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ___ [ PART II _ Sec. 3( i ] 
period of three years beginning with assessment year 1998 - 1999 which was amended further 
vide notification number 9 . 0 . 17 (E ) dated 4 " January , 2000 , which was extended further vide 
Notification No. S . O . 121 (E ) dated 11th February , 2000 for a period of three years beginning with 
assessment year 2001 - 2002 and which was amended further vide Notification No. S. 0 . 913( E ) 
dated 20h September , 2001; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the 
Income-tax Rules, 1962 . for specifying the said project or scheme for further amending the 
project cost (corpus fund ) from Rs. 15 . 00 lakhs to Rs.24 . 28 lakhs without overall change in the 
approved cost ; 


____ Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income- tax Act , 1961 
( 43 of 1961), 


(a ) hereby specifies the scheme or project of Construction of building , purchase of 

equipments and running of school for vocational training/rehabilitation of hearing 
handicapped children at Adipur, Kutch , Gujarat which is being carried out by Mata 
Lachmi Rotary Charitable Society , Station Road , Adipur, Kutch - 370205 Gujarat ; and 


(b ) further amends the said notification number 5 .0 .698(E ) dated the 3rd October, 1997, 

to the following effect , namely : 


In the said notification , in the Table against serial number 2 , in column (4 ) 
relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 
35AC , for the words, letters and figures" " corpus fund of Rs. 15 .00 lakhs" the 
words, letters and figures “ corpus fund of Rs.24 .28 lakhs” shall be substituted . 


___ No . 17-2003/ F. No . NC -1422002 ] 
G . C. SRIVASTAVA , Secy.(National Committee) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003 
का . आ . 62( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग, की दिनांक 16 जनवरी,1998 की अधिसूचना सं0 साo 
आO 54( अ0) वारा केन्द्रीय सरकार ने स्टरलाईट फाउन्डेशन , 113, समुद्र महल , एनीबेसेन्ट रोड. 
वर्ली, मुम्बई द्वारा 45 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों और सिलाई कक्षाओं हेतु व्यावसायिक 
प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने तथा इनको चलाने की परियोजना या स्वीम को कर निर्धारण 
वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 14 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई 


[ भाग || - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2000 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 635( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001 -2002 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था : 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छ: वर्षों से अधिक चलने की संभावना है। 


. और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 
11 ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए 
1063 .00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 1201. 60 लाख रूपए की अनुमानित लागत को 
संशोधित करके 1063. 00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 2193 . 62 लाख रूपए करने तथा 
45 केन्द्रों के स्थान पर 386 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की और सिफारिश 
की है : 

इसलिए . अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 1961 का 43 ) की धारा 35 क 
ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए । 

( क ) स्टरलाईट फाउण्डेशन , 113, समुद्र महल , एनीवेसेन्ट रोड बर्ली, मुम्बई द्वारा चलाई 
जा रही 45 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठयक्रमा और सिलाई कक्षाओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्री 
की स्थापना करने तथा उनको चलाने की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है , तथा 

( ख ) दिनांक 16 जनवरी,1998 की अधिसूचना सं0स0आ0 54 ( अ ) में आगे निम्नलिखित 
संशोधन किए जाते हैं , नामत : 

- अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 14 के सामने (i ) परियोजना अथवा स्कीम और . 
अनुमानित लागत से संबंधित कालम ( ) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः 


" 1063 . 00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2193 . 62 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 
388 केन्द्रों पर कम्प्यूटर पाठयक्रमों तथा सिलाई कक्षाओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की 
स्थापना करना तथा इनको चलाना । " 

( i) कालम ( 14) में लाग की अधिकतम राशि जो धारा 36 क ग के अंतर्गत कटौती 
के रूप में अनुज्ञात की जानी है इसमें विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः 
" 1063. 00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 2193. 62 लाख रुपए ।" 


[ सं. 18 - 2003 / फा . सं. एन . सी. -142 / 2002 ] 
जी . सी . श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (ü ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January, 2003 


S.O . 62(E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) number 9 .0 .54 (E ) dated the 16th January, 1998, issued under 
sub -section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 
1961 (43 of 1961 ), the Central Government had specified at serial number 14 , for Setting up and 
running of vocational training centres for computer courses and tailoring classes at 45 centres by 
Sterlite Foundation , 113 , Samudra Mahal, Annie Basant Road -Worli, Mumbai as an eligible 
project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998 - 1999 which 
was extended further vide notification number $ . 0 .635 ( E ) dated 5th July , 2000 for a period of 
three years beginning with assessment year 2001-2002; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years , 


And whereas, the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule IIM of the 
Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the 
approved cost from Rs. 1201.60 lakhs including a corpus fund of Rs. 1063 . 00 lakhs to Rs.2193 .62 
lakhs including a corpus fund of Rs. 1063.00 lakhs and setting up of 386 vocational training 
centres against 45 - centres, 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC, of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961), 


(a ) hereby specifies the scheme or project for Setting up and running of vocational 

taining centres for computer courses and tailoring classes at 45 centres which is being 
carried out by Sterlite Foundation , 113 , Samudra Mahal , Annie Basant Road -Worli , 
Mumbai; and 


(b ) further amends the said notification number 9.0 .54 (E ) dated the 16th January 1998, to 

the following effect , namely : 


In the said notification , in the Table against serial number 14 , 


(i) in column (3 ) relating to the project or scheme and estimated cost thereof, for 
the existing entry , the following entry shall be substituted , namely :- " Setting up and 
running of vocational training centres for computer courses and tailoring classes at 
386 centres at the estimated cost of Rs.2193 .62 lakhs including a corpus fund of 
Rs. 1063.00 lakhs" ; 


( ii) in column ( 14 ) relating to the maximum amount of cost to be allowed as 
deduction under section 35AC, for the existing entry , the following entry shall be 
substituted, namely : 


“ Rs.2193.62 lakhs plus a corpus fund of Rs. 1063. 00 lakhs” . 


[No. 18 - 2003/F.No.NC-142/2002 ] 
G . C SRIVASTAVA, Secy.(National Committee ) 


. . 


. 


H 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003 
का . आ. 63( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग 
के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पडित उपधारा (1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180( अ0 ) द्वारा ... 
केन्द्रीय सरकार ने श्री सारधव ग्राम विकास मंडल , रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल, डाकघर सारधव , . . . 
जिला गांधीनगर, गजरात 382640 द्वारा ग्राम सारधव जिला गांधीनगर नार्थ गुजरात में रेसाबाई 
जनरल हास्पिटल के चिकित्सकों के आवास, फिजियोथेरेपी सेन्टर के निर्माण , उपस्कर तथा 
उसके रखरखाव की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने 
वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 
8 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 11 फरवरी, 1902 की अधिसूचना सं0 सां0 .. 
आ0 100( अ0 ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन 
वर्ष की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में पुन: 26 नवम्बर, 
1999की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1175( अ0 ) द्वारा संशोधित किया गया था । 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है। 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 
11 ड के उपनियम( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की . . 
अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1981( 1981 का 43) की धारा 35 
क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग . 
करते हुए श्री सीरधव ग्राम विकास मंडल , रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल , डाकघर सारधव , जिला .. 
गांधीनगर, गजरात 382640 द्वारा ग्राम सारधव जिला गांधीनगर नार्थ गुजरात में रेवाबाई जनरल : . . 
हास्पिटल के चिकित्सकों के आवास , फिजियोथेरेपी सेन्टर के निर्माण , उपस्कर तथा उसके 
रखरखाव की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र चौवालीस लाख, छिहत्तर हजार रूपए की अनुमानित । 
लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 19 - 2003/ फा . सं. एन. सी .- 142/ 2002 ] 


जी . सी. श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


18801 / 07- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ _ (PART II---Sec . 3(ü ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 2003 


S.0 .63(E). Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue) number S.O .180(E ) dated the 10" March , 1997, issued under 
sub - section (1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income tax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for Construction of 
Doctors Quarters, Physiotherapy Centre, equipments and maintenance of Revabai General 
Hospital at Village Sardhav , District Gandhinagar, North Gujarat by Shree Sardhav Gram Vikas 
Mandal, clo Revabai General Hospital, P . O . Sardhav , District Gandhinagar , Gujarat -382640 , as 
an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997 
1998 which was extended further vide notification number 9. 0 . 100 ( E ) dated 11" February, 1999 
for a period of three years beginning with assessment year 2000 -2001 which was further 
amended vide notification No.1175 (E ) dated 26h November,1999 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the 
Income tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years, 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Construction of Doctors Quarters , 
Physiotherapy Centre , equipments and maintenance of Revabai General flospital at Village 
Sardhav, District Gandhinagar, North Gujarat which is being carried out by Shree Sardhav Gram 
Vikas Mandal, clo Revabai General Hospital, P . O . Sardhav , Distt. Gandhinagar, Gujarat-382640, 
at the estimated cost of rupees forty four lakhs seventy six thousand only , as an eligible project 
or scheme for a further period ofthree years commencing from the assessment year 2003 - 2004. 


[No. 19- 2003/F.No.NC- 142/2002 ] 
G . C . SRIVASTAVA , Secy. (National Committee) 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] = 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( i) ] 


- 


- 


- 


= = 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 
__ . नई दिल्ली , 22 जनवरी, 2003 . 


का. आ . ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्डख) के साथ पठित उपधारा ( 1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय( राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई , 1996 की अधिसूचना सं0 सा0 आo 4001 
अ0 )द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पो0आ0 राजगंगापुर -770017 , उड़ीसा 
द्वारा उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के 30 गॉवों में प्राथमिक स्वास्थ्य की परियोजना या स्कीम को 
कर निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में 
दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं0 सio आO 917 ( अ ) बारा कर निर्धारण वर्ष 
1999- 2000 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए आगे 
बढ़ा दिया गया था , जिसे बाद में दिनांक 26 मई, 2000. की अधिसूचना सं0 सां आo 502 ( 
अ0) द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
आगे बढ़ाया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सात वर्षों से अधिक चलने की संभावना है। 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 
11 ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए 
अनुमोदित लागत को 10 .00 लाख रूपए से संशोधित करके 17. 00 लाख रूपए करने की 
सिफारिश की है; 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43 ) की धारा 36 क 
ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए 
( क ) डालमिया भारत सेवा ट्रस्ट, पो0आ0 राजगंगापुर -770017 , उड़ीसा द्वारा उड़ीसा के 
सुन्दरगढ़ जिले के 30 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट 
करती है, तथा 
( ख ) दिनांक 2 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं ) सां0 आO 469 ( अ0) में आगे निम्नलिखित 
संशोधन किए जाते हैं , नामतः 

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 2 के सामने कालम( 4) में लागत की अधिकतम राशि 
जो धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है, इसमें अक्षर, अंक , तथा 
शब्द “ 10 . 00 लाख रूपए " के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द “ 17 . 00 लाख रूपए " 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 20 - 2003/ फा. सं. एन . सी .- 142/ 2002 ] 
जी. सी. श्रीवास्तव , सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 3(W )] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 2003 


S.O . 64 (E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) number 9. 0 .469(E ) dated the 2nd July , 1996 , issued under 
sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act , 
1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12 , for Primary Health 
Project at 30 Villages of Sundergarh District of Orissa by Dalmia Bharat Seva Trust , 
P .O .Rajgangapur- 770017, Orissa as an eligible project or scheme for a period of two years 
beginning with assessment year 1997 - 1998 which was extended further vide notification number 
5 . 0 . 917(E ) date : 29th December , 1997 for a period of two years beginning with assessment year 
099 - 2000 whica was extended further vide notification S . 0 .502 (E ) dated 26th May,2000 for a 
period of three years beginning with assessment year 2001 -2002 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond seven years ; 


“ And whereas , the National Committee, being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of the 
Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the 
approved cost from Rs.10 .00 lakhs to Rs. 17 .00 lakhs; 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income-tax Act, 1961 
(43 0 1961), 


(a) hereby specifies the scheme or project of Primary Health Project at 30 Villages of 

Sundergarh District of Orissa by Dalmia Bharat Seva Trust , P . O . Rajgangapur 
770017 , Orissa; and 


(b ) further amends the said notification number 9.0 .469(E ) dated the 2nd July 1996 , to 

the following effect , namely : 


In the said notification , ia the Table against serial number 12 , in column (4 ) 
relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 
35AC , fo . the letters, figures and word “ Rs. 10 .00 lakhs to Rs. 17. 00 lakhs” shall 
be substitu ad . 


[No .20 -2003/F.No.NC -142 /2002 ] 
G . C. SRIVASTAVA , Socy.(National Committee ) 


[ भाग 1 - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003 
का . आ . 65 ( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के 
स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा (1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय( राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901 ( 
अ0 )द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मदर कृष्णाबाई रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट , रामनगर, आनंदाश्रम 
पो0आ0 कान्डागढ़ 671531, केरल द्वारा कसारगोड जिला केरल में और देश के अन्य भागों में 
बेघरबारों के लिए आश्रय , कुएं , प्रयोगशाला का निर्माण और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में 
लगी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002 
2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है; 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 
11 ड के उपनियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए 
परियोजना लागत को 55 .00 लाख रूपए से संशोधित करके 130. 00 लाख रूपए करने की 
सिफारिश की है। 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961( 1961 का 43) की धारा 35 क 
ग के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए 
( क ) मदर कृष्णाबाई रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट , रामनगर, आनंदाश्रम पो0आ0 कान्हागढ़ 671531 , 
केरल द्वारा कसारगोड जिला केरल में और देश के अन्य भागों में बेघरबारों के लिए आभय कुएं , 
प्रयोगशाला का निर्माण और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में लगी संस्थाओं को सहायता प्रदान 
करने की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है, तथा 
( ख ) दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सी0 आO 901 ( अ ) में आगे निम्नलिखित 
संशोधन किए जाते हैं, नामतः 

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं05 के सामने कालम( 4 ) में धारा 35 क ग के अन्तर्गत 
कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली राशि जो अधिकतम लागत से संबंधित है, इसमें अक्षर , 
अंक , तथा शब्द “ 55 लाख रूपए " के स्थान पर अक्षर अंक तथा शब्द " 130.00 लाख रूपए" 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ सं. 21 -2003 / फा. सं. एन. सी.- 142/ 2002 ] 
जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (ü )] 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 22nd January , 2003 


· 


S.O . 65 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) number S. 0 . 901(E ) dated the 20th September, 2001, issued 
under sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5 , for 
Construction of shelter for the homeless , wells , laboratory and assistance to other institutions for 
welfare activities at Kasargod District Kerala and other parts of the country by Mother 
Krishnabai Rural Development Trust, Ramnagar, Anandashram P .O ., Kanhangad -671531 , 
Kerala as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment 
year 2002 - 2003 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 


And whereas, the National Committee , being satisfied that the project or scheme is being 
executed properly , made a further recommendation under sub - rule ( 5 ) of rule 11M of the 
Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for further amending the 
approved cost from Rs.55 .00 lakhs to Rs. 130 .00 lakhs, . . 


Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC , of the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961), 


( a ) hereby specifies the scheme or project of Construction of shelter for the homeless, 

wells , laboratory and assistance to other institutions for welfare activities at Kasargod 
District Kerala and other parts of the country by Mother Krishnabai Rural 
Development Trust , Ramnagar , Anandashram P .O ., Kanhangad -671531 , Kerala ; and 


(b ) further amends the said notification number 9.0 . 901 (E ) dated the 20th September 

2001, to the following effect, namely: 


In the said notification , in the Table against serial number 5 , in column (4 ) 
relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 
35AC , for the letters, figures and word “ Rs. 55 .00 lakhs to Rs . 130 .00 lakhs" shall 
be substituted . 


[No. 21-2003/F.No. NC - 142/ 2002] 
G . C. SRIVASTAVA , Secy. (National Committee ) 


[ भाग 


- खण्ड 3( i) ] 


- 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2003 


का . आ . 66( अ ) - जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग . 
के स्पष्टीकरण के खण्ड( ख) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0 
सा० आO 738 ( अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति , सवाई 
मान सिंह अस्पताल कैम्पस , जयपुर 302004 , राजस्थान द्वारा जयपुर, राजस्थान में विकलांगों , 
पोलियों से ग्रस्त अपंग व्यक्तियों, बधिरों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रावधान करने तथा अन्य 
पुनर्वास सहायता देने, कुष्ट रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को दवाइयां तथा विशेष जूते देने , स्वरोजगार 
के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देने तथा विकलांग व्यक्तियों के 
पुनर्वास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000- 2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर 
विनिर्दिष्ट किया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है; 

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1062 के नियम 
11 ड के उपनियम( 6) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की 
अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है; 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क 
ग के स्पष्टीरण के खण्ड( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए भगवान महावीर विक्लांग सहायता समिति , सवाई मान सिंह अस्पताल कैम्पस, जयपुर 
302004 , राजस्थान द्वारा जयपुर, राजस्थान में विकलांगों , पोलियो से ग्रस्त अपंग 
व्यक्तियों, बधिरों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रावधान करने तथा अन्य पुनर्वास सहायता देने , कुष्ठ 
रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को दवाइयां तथा विशेष जूते देने , स्व - रोजगार के लिए विभिन्न प्रकार की 
वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता देने तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की परियोजना या 
स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की 
आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़ पचास लाख रुपए की अनुमानित लागतं पर एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


[ सं. 22 - 2003 / फा . सं. एन. सी. -142/ 2002 ] . 
जी. सी . श्रीवास्तव, सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


PART I - Sec. 3(0 ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January, 2003 


S.O . 66 (E). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) number S .O .739 (E ) dated the 10 September, 1999 , issued 
under sub - section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Provision 
of artificial limbs and other rehabilitation aids to amputees , polio affected disabled persons, hard 
of hearing, medicines and special shoes to persons suffering from leprosy , various types of 
financial aids and other support for self -employment and rehabilitation of handicapped persons at 
Jaipur, Rajasthan by Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Sawai Man Singh Hospital 
Camps, Jaipur- 302004 , Rajasthan , as an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 2000 - 2001 ; 


And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 


And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is 
being executed properly , made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the 
Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three 
years, 


Now , therefore, the Central Government , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Provision of artificial limbs and other 
rehabilitation aids to amputees , polio affected disabled persons, hard of hearing , medicines and 
special shoes to persons suffering from leprosy , various types of financial aids and other support 
for self- employment and rehabilitation of handicapped persons at Jaipur, Rajasthan by Bhagwan 
Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Sawai Man Singh Hospital Camps, Jaipur- 302004 , 
Rajasthan, at the estimated cost of rupees three crores fifty lakhs only, as an eligible project or 
scheme for a further period of three years commencing from the assessment year 2003 - 2004 . 


[No. 22 -2003 /F.No. NC- 142/2002 ] 
G . C. SRIVASTAVA , Secy. (National Committee ) 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road . Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


